RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


Reg . No. MH /MR /South -343 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ६ , अंक ६ ] 


मंगळवार , एप्रिल १, २०१४ / चैत्र ११, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , 

26th March, 2014 
New Delhi 110 001, dated the 

Chaitra 5 , 1936 (Saka ) 


NOTIFICATION 


No. 464 / MT- HP/ 2014. - Whereas , the Election Commission of India by its Notification 
No. 464/ 2014 / (3A), dated 15th March, 2014 issued under Section 30 read with Section 56 of the 
Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951) has fixed “ Hours of Poll” from 7-00 AM to 4-00 PM 
for the polls to be taken on 10th April , 2014 in respect of 12 -Gadchiroli- Chimur (ST) Parliamentary 
Constituency in the State of Maharashtra . 

Whereas , after considering the reports of Chief Electoral Officer , Maharashtra and 
District Election Officer of Gadchiroli District and taking into account all other material 
circumstances , the Election Commission of India is satisfied it is desirable to conduct the 
poll from 7-00 AM to 3-00 PM in respect of 4 ( Four) Assembly Constituencies viz . 66 - Amgaon (ST), 
67 - Armori ( ST ) , 68 - Gadchiroli (ST ) and 69 - Aheri ( ST ) Assembly Constituencies of 
12 -Gadchiroli- Chimur (ST) Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra due to 
serious issues of Law and Order related situations, 


भाग चार - क - २६-१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल १, २०१४/ चैत्र ११, शके १ ९ ३६ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 56 of the Representation of 
the People Act, 1951 read with Section 21 of the General Clauses Act , 1897 ( 10 of 1897 ), the Election 
Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No. 464/2014 ) ( 3A ), 
dated 15th March , 2014 referred to above , namely : 

In the Table below the Schedule to the said Notification , for the existing entry in column ( 3 ), 
against 12 -Gadchiroli- Chimur (ST) Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra , 
the following entries shall be substituted , namely : 


Date of poll 


Hours of poll 


No. and Name of 
Parliamentary 
Constituency 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


12 -Gadchiroli- Chimur (ST) 


66 -Amgaon (ST) 
67- Armori (ST) 
68 -Gadchiroli (ST) 


10th April , 2014 ( Thursday ) 


07-00 AM to 03-00 PM 


69- Aheri (ST) 


By Order , 


R. K. SRIVASTAVA , 
Principal Secretary to the 
Election Commission of India . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल १, २०१४ / चैत्र ११, 


शके १ ९ ३६ 


३ 


“ 


" 


भारत निर्वाचन आयोग 

26 मार्च, 2014 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 दिनांक 

चैत्र 5 , 1936( शक ) 

अधिसूचना 
सं . 464 / एमटी - लो.स ./ 2014. - यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43 ) की धारा 
56 के साथ पठित धारा 30 के अंतर्गत जारी अपनी अधिसूचना सं . 464 / 2014/(3 क) , दिनांक 15 मार्च, 2014 के द्वारा महाराष्ट्र 
राज्य के 12- गडचिरोली-चिमुर ( अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में 10 अप्रैल , 2014 को आयोजित किए जाने वाले मतदान 
के लिए 

मतदान का समय पूर्वाह्न 7-00 बजे से अपराह्न 4-00 बजे तक नियत किया है । 
यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र और गडचिरोली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्टों पर विचार करते हुए 
और अन्य सभी तथ्यपरक परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए , भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि कानून एवं व्यवस्था 
से संबंधित परिस्थितियों के गंभीर मुद्दों के कारण , महाराष्ट्र राज्य के 12- गडचिरोली- चिमुर ( अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 
4 ( चार ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात् 66- आमगांव ( अ.ज.जा), 67- आरमोरी ( अ.ज.जा.), 68 -गडचिरोली ( अ.ज.जा.) और 
69 - अहेरी ( अ.ज.जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में मतदान पूर्वाह्न 7-00 बजे से अपराह्न 3-00 बजे तक आयोजित करना 
वांछनीय है , 

अब, इसलिए, साधारण खंड अधिनियम , 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग , एतद्द्वारा , ऊपर संदर्भित अधिसूचना सं. 464 / 
2014/ (3 क ), दिनांक 15 मार्च, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के नीचे दी गई तालिका में स्तम्भ ( 3 ) की मौजूदा प्रविष्टि के लिए महाराष्ट्र राज्य के 12- गडचिरोली 
चिमुर ( अ.ज.जा. ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् 


. 


मतदान की तारीख 


मतदान का समय 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 

एवं नाम 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


12- गडचिरोली-चिमुर ( अ.ज.जा.) 

( संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ) 


66- आमगांव ( अ.ज.जा. ) 


10 अप्रैल, 2014 ( गुरुवार ) 


67 - आरमोरी ( अ.ज.जा. ) 


पूर्वाह्न 07-00 बजे से अपराह्न 03-00 बजे तक 


68 - गडचिरोली ( अ.ज.जा.) 
69 - अहेरी ( अ.ज.जा.) 


आदेश से , 


आर . के . श्रीवास्तव , 

प्रधान सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग । 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


क्रमांक बीवायई. २०१४ / प्र.क्र . ४ ९ १/ १४ / ३३ , 

सामान्य प्रशासन विभाग , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू 

चौक , 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक १ एप्रिल २०१४ . 


प्रत माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 


( १ ) विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग, नागपूर , 
( २) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, गडचिरोली, 
( ३ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, १२- गडचिरोली-चिमुर ( अ.ज.) विधानसभा मतदारसंघ , 
( ४ ) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी , गडचिरोली , 


( ५ ) निवडनस्ती. 


अ. ना . वळवी, 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी , 

महाराष्ट्र राज्य . 


. 


